निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 463 ) 


27 ज्येष्ठ 1935 ( श० ) 
पटना, सोमवार , 17 जून 2013 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचनाएं 

13 जून 2013 

बिहार राजस्व सेवा ( संशोधन) नियमावली , 2013 
सं0 3 / स्था0 विविध (नियमावली संशोधन ) - 17 / 2012 - 214( 3) – भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार राजस्व सेवा नियमावली , 2010 में 
निम्नलिखित संशोधन करते है 

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ । - (1 ) यह नियमावली "बिहार राजस्व सेवा (संशोधन ) नियमावली, 2013 " 
कही जा सकेगी; 

( 2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी ; 

( 3) यह बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 की अधिसूचना की तिथि अर्थात पन्द्रह जनवरी , दो हजार दस 
से प्रभावी समझी जायेगी । एतद् द्वारा किए गये ऐसे संशोधन होते हुए भी बिहार राजस्व सेवा नियमावली , 2010 के 
द्वारा एवं इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य अथवा की गई कार्रवाई जिसमें अनुसूची - I में 
दिये गये पद से संबंधित नियुक्ति अथवा उस नियमावली के अधीन निर्गत आदेश शामिल हैं , विधिसम्मत एवं वैध माने 
जाएंगें तथा उसके इस नियमावली द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया अथवा लिया गया माना जाएगा मानो 
यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी , जिस तिथि को ऐसा कार्य किया गया हो या कार्रवाई की गई हो । 

2. बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 के नियम - 2 के उप - नियम (ठ ) में संशोधन । उक्त नियमावली के 
नियम - 2 के उप - नियम ( ठ ) को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है : 
आयोग से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग ; तथा 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सी0 अशोकवर्धन , 

सरकार के प्रधान सचिव । 
The 13th June 2013 
No . 3/ astha. vivid ( niymawali shnsodhan) - 17/ 2012- 214( 3 ) / Ra — In exercise of the 
powers conferred by the proviso of Article , 309 of the Constitution of India the Governor of 
Bihar is pleased to make following amendments in The Bihar Revenue Service Rule , 2010 ; 

1. Name, extent and commencement.- ( 1) These Rule may be called as " The Bihar 
Revenue Service ( Amendment) Rule , 2013 ." 


PER JGTC (37HTET UT), 17 Jan 2013 
( 2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar. 

( 3 ) It shall deem to have come in to effect from the date of notification i.e . Fifteenth 
January Two Thousand Ten of the Bihar Revenue Service Rule , 2010 . Notwithstanding such 
amendment affected hereby anything done or any action taken in the exercise of any power 
conferred by or under the Bihar Revenue Service Rules , 2010 including with respect to 
appointment regarding the post in Schedule - I or order issued under that rule shall be legal 
and valid and be deemed to have been done or taken in the exercise of power conferred by 
this Rule as if this Rule was in force on the day on which such things were done or action 
taken . 

2 . Amendment in Sub -rule (1) of Rule 2 of Bihar Revenue Service Rule , 2010 .- The 
existing provision under sub -rule (1) of Rule 2 shall be substituted by following. 
Commission means Bihar Staff Selection Commission ; and 

By order of the Governor of Bihar, 

C . ASHOKVARDHAN , 
Principal Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JIE ( 31HTERUT ) 463 -571 + 250 -socotton 

Website : http : // egazette. bih . nic . in 


